पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 17 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2024--वैशाख 06 शक 1946 


भाग 3 ( 1 ) 
विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गिरवर लाल सेन आत्मज लतेल राम सेन, उम्र 40 वर्ष, निवासी-मकान नं. 98, वार्ड a. 
33, स्कूल के सामने, नेवई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम गिरवर लाल सेन है जो कि मेरे तथा मेरे पुत्र के आधार कार्ड 
में व राशन कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पुत्र भवानी सेन के शालेय रिकार्ड में मेरा नाम गिरवर सेन दर्ज है जो कि अपूर्ण है तथा जिसे परिवर्तित कर 
वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को भवानी सेन आत्मज गिरवर लाल सेन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
भवानी सेन भवानी सेन 
(Bhavani Sen) (Bhavani Sen) 
पिता-गिरवर सेन पिता-गिरवर लाल सेन 
(S/o-Girvar Sen) (S/o-Girvar Lal Sen) 
निवासी-मकान नं.-98, वार्ड नं.-33, निवासी-मकान नं.-98, वार्ड नं.-33, 
स्कूल के सामने, नेवई, स्कूल के सामने, नेवई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


219 


220 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, Smt. Gaja Laxmi ध. प. Shri Shivshankar Rao, उम्र 69 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.- 
15 -ए, सड़क 04, सेक्टर 02, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत थे. मेरा वास्तविक 
नाम Gaja Laxmi है जो कि मेरे पति के सर्विस रिकार्ड व मेरे पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में 9 Gaj Vhi, बैंक रिकार्ड में Gaja Laxmi 
तथा मतदाता परिचय पत्र FH Gajalakshmi दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे Smt. Gaja Laxmi ध. प. Shri Shivshankar Rao के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


V Gaj Vhi, ५ Gaja Laxmi, 
Gajalakshmi 
ufd-Shri Shivshankar Rao 
निवासी-क्वा. नं.-15 -ए, 
सड़क-04, 
सेक्टर-02, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


Smt. Gaja Laxmi 
ufd-Shri Shivshankar Rao 
निवासी-क्वा. 4.-15 -ए, 
सड़क-04, 
सेक्टर-02, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सांवत राम आत्मज गजेन्द्र लोधी, उम्र 21 वर्ष, निवासी-ग्राम परसदा, पोस्ट कोड़िया, जिला 
दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम सांवत राम आ. गजेन्द्र लोधी है जो कि मेरे तथा मेरे पिता के आधार कार्ड में दर्ज है. मेरी माता का 
वास्तविक नाम सतीबाई लोधी है जो कि उनके आधार कार्ड व पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, दाखिला पंजी में सरस्वती, 
Sarasvati oof है, जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे सांवत राम आत्मज गजेन्द्र लोधी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सांवत राम सांवत राम 
(Sanwat Ram) (Sanwat Ram) 
पिता- गजेन्द्र लोधी पिता- गजेन्द्र लोधी 
(S/o-Gajendra Lodhi) (S/o-Gajendra Lodhi) 
माता- सरस्वती, माता- सतीबाई लोधी 
Sarasvati (M/o-Satibai Lodhi) 
निवासी-ग्राम-परसदा, निवासी-ग्राम-परसदा, 
पोस्ट-कोड़िया, पोस्ट-कोडिया, 


जिला-दुर्ग (छ. ग.) जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 221 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मजहर WHS खान आत्मज स्व. कमर Wile खान, उम्र 39 वर्ष, निवासी-मकान नं. 112/ 
113, अय्यप्पा नगर, फलकनुमा मस्जिद के पास, सुपेला भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) वर्तमान निवासी-प्लाट नं. 65, आनंद विहार, 
एच. एस. सी. एल. गृह निर्माण, सहकारी समिति, जुनवानी रोड, कोहका, शिवा पब्लिक स्कूल के पास, भिलाई, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. 
ग.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम मजहर Wile खान है जो कि मेरे पुत्र जीदान रशीद खान के जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, मेरे पिता का वास्तविक 
नाम स्व. कमर रशीद खान (Late Qumar Rashid Khan) है किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैनकार्ड, बैंक रिकार्ड, ड्रायविंग 
लायसेंस तथा पासपोर्ट में मजहर खान आ. स्व. कमर रशीद (Late Kamar Rashid) दर्ज है. जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने 


के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे मजहर रशीद खान आत्मज स्व. कमर Wie खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


मजहर रशीद खान 
(Mazhar Rashid Khan) 
पिता-स्व. कमर रशीद खान 
(S/o-Late Qumar Rashid Khan) 
निवासी-मकान 4.-112/113, 
अय्यप्पा नगर, फलकनुमा 
मस्जिद के पास, सुपेला भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
वर्तमान निवासी-प्लाट नं.-65, 
आनंद विहार, एच. एस. सी. एल. गृह निर्माण, 
सहकारी समिति, जुनवानी रोड, कोहका, 
शिवा पब्लिक स्कूल के पास, भिलाई, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


मजहर खान (Mazhar Khan) 
पिता-स्व. कमर रशीद 
(S/o-Late Kamar Rashid) 
निवासी-मकान 4. - 112/113, 
अय्यप्पा नगर, फलकनुमा 
मस्जिद के पास, सुपेला भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
वर्तमान निवासी-प्लाट नं.-65, 
आनंद विहार, एच. एस. सी. एल. गृह निर्माण, 
सहकारी समिति, जुनवानी रोड, कोहका, 
शिवा पब्लिक स्कूल के पास, भिलाई, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, ऑंकार लाल वीरानी आत्मज वाशुराम, उम्र 43 वर्ष, निवासी-]41 No. Block-C-502 
Dolphin Plaza Daldal Seoni, Mowa Raipur, Tahsil & District Raipur (C.G.) का हूँ. पूर्व में मेरा नाम औंकार लाल था जो कि मेरे 
पासपोर्ट में दर्ज है मेरे आधार कार्ड में ऑंकार लाल वाशुराम वीरानी दर्ज है. मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम औंकार लाल वीरानी रख लिया 
हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे औंकार लाल वीरानी आत्मज वाशुराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
ster लाल site लाल वीरानी 
(Aunkar Lal), (Aunkar Lal Veerani), 
औंकार लाल वाशुराम वीरानी पिता-वाशुराम 


(S/o-Washu Ram) 
frareit-Flat No.-Block-C-502 
Dolphin Plaza Daldal Seoni, 

Mowa Raipur, 
Tah. & Distt.- Raipur (C.G.) 


(Aunkar Lal Washuram Veerani), 
पिता-वाशुराम (S/o-Washu Ram ) 
निवासी-11]4 No.- Block-C-502 
Dolphin Plaza Daldal Seoni, 
Mowa Raipur, 
Tah. & Distt.- Raipur (C.G.) 


222 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सिमर सचदेव ध. प. रवि सचदेव, उम्र 37 वर्ष, frarei-H. No. 06, Simran 
Residency, Anant Vihar Colony, Near Chaitanya Tower, Daldal Seoni Mowa Raipur, Tahsil & District Raipur (C.G.) 
की हूँ. पूर्व में मेरा नाम रविशा आ. गोकल मल कंवल था. मेरा विवाह रवि सचदेव के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित 
कर नया नाम सिमर सचदेव रख ली हूँ जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 


अत: अब से मुझे सिमर सचदेव ध. प. रवि सचदेव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
रविशा सिमर सचदेव 
(Ravisha) (Simar Sachdev) 
पिता-गोकल मल कंवल पति-रवि सचदेव 
(D/o- Gokal Mal Kanwal) (W/o- Ravi Sachdev) 
निवासी-[त. No.-06, निवासी-]त. No.-06, 
Simran Residency, Simran Residency, 
Anant Vihar Colony, Anant Vihar Colony, 
Near Chaitanya Tower, Near Chaitanya Tower, 
Daldal Seoni, Daldal Seoni, 


Mowa Raipur, 
Tah. & Distt.- Raipur (C.G.) 


उपनाम परिवर्तन 


Mowa Raipur, 
Tah. & Distt.- Raipur (C.G.) 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रवीण ak आत्मज विरेन्द्र कुमार वारे, उम्र 23 वर्ष, निवासी-बी-158, सी. डब्ल्यू. एस. 
कालोनी जयन्त, तहसील व जिला सिंगरौली (म. प्र.) का हूँ. मेरा वास्तविक नाम प्रवीण वारे है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे 
स्नातकोत्तर के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में प्रवीण कुमार दर्ज है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 


समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे प्रवीण aN आत्मज विरेन्द्र कुमार AN के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
प्रवीण कुमार प्रवीण वारे 
(Praveen Kumar) (Praveen Ware) 
पिता-विरेन्द्र कुमार वारे पिता-विरेन्द्र कुमार aR 
निवासी-बी-158, निवासी-बी-158, 
सी. डब्ल्यू. एस. सी. डब्ल्यू. एस. 
कालोनी SAAT, कालोनी जयन्त, 


तह. व जिला-सिंगरौली (म. प्र.) 


तह. व जिला-सिंगरौली (म. प्र.) 


भाग 3 (1) ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 223 


विविध 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.) 
कलेक्टोरेट के सामने, प्रथम तल, पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/455.-- वस्तुतः महादेव खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. सिंधी कालोनी 
बिलासपुर पं. क्र. 626 दिनांक 25-08-2020 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/295 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये महादेव खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. सिंधी कालोनी बिलासपुर पं. क्र. 626 दिनांक 25-08- 
2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. 7.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के ded को परिसमापन 
में लाती हूँ तथा श्रीमती शिवानी मूले पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/456.-- वस्तुतः ATW खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. अरविन्द नगर 
बिलासपुर पं. क्र. 639 दिनांक 14-09-2020 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/298 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये अन्नपूर्णा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. अरविन्द नगर बिलासपुर पं. क्र. 639 दिनांक 14-09- 
2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन 
में लाती हूँ तथा श्रीमती मीनू अग्रवाल पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/457.- वस्तुत: माँ अम्बे खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. मल्हार पं. क्र. 
645 दिनांक 14-10-2020 विकासखण्ड He जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के 
तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/304 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया 
गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


224 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये माँ अम्बे खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. मल्हार पं. क्र. 645 दिनांक 14-10-2020 विकासखण्ड 
मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) ALS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में लाती हूँ तथा 
श्री एच. एन. पुरेना पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को Sat अधिनियम की 
धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/458.-- वस्तुत: रोशनी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. ACER पं. क्र. 652 
दिनांक 19-10-2020 विकासखण्ड FE जिला बिलासपुर ( छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत्‌ 
पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/308 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया 
था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रा, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त Marat जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये रोशनी खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. मल्हार पं. क्र. 652 दिनांक 19-10-2020 विकासखण्ड 
मस्तुरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) BIS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहतू को परिसमापन में लाती हूँ तथा श्री 
एच. एन. पुरेना पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त अधिनियम की धारा 
70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/459.-- ARIA: AAT खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. दयालबंद पं. 
क्र. 661 दिनांक 20-10-2020 विकासखण्ड face: जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) 
के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/305 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी 
किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये ATT खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. दयालबंद पं. क्र. 661 दिनांक 26-10-2020 विकासखण्ड 
face जिला बिलासपुर (छ. ग.) ALS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में लाती हूँ तथा 
श्रीमती मीनू अग्रवाल पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त अधिनियम की धारा 
70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/460.-- Feqa: Fra खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. शंकर नगर पं. क्र. 
712 दिनांक 27-11-2020 विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर ( छ. ग.) HIS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के 
तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/253 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया 
गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


भाग 3 (1) J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 225 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये Pap खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. शंकर नगर पं. क्र. 712 दिनांक 27-11-2020 विकासखण्ड 
face जिला बिलासपुर (छ. ग.) ALS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के aed को परिसमापन में लाती हूँ तथा 
श्रीमती गोधुली वर्मा पदनाम स. वि. अ. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को Sat अधिनियम की 
धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


Bh /उपंबि/परिसमापन/2024/461.-- वस्तुत: समृद्धि खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. गुरूघासीदास नगर 
बिलासपुर पं. क्र. 715 दिनांक 11-12-2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. 1.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/278 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रा, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये समृद्धि खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. गुरूघासीदास नगर बिलासपुर पं. क्र. 715 दिनांक 11-12- 
2020 विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग. ) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन 
में लाती हूँ तथा श्रीमती ममता रायकर पदनाम स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/462.-- FRY: गुरूकृपा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. गणेश नगर 
बिलासपुर पं. क्र. 717 दिनांक 11-12-2020 विकासखण्ड facet जिला बिलासपुर (छ. ग.) HIS. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 
की धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/265 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये गुरूकृपा खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. गणेश नगर बिलासपुर पं. क्र. 717 दिनांक 11-12-2020 
विकासखण्ड face जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्रीमती पूजा बोथरा पदनाम व.स.नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्र /उपंबि/परिसमापन/2024/463.-- वस्तुतः मरही माई खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. हांफा पं. क्र. 
727 दिनांक 14-06-2021 विकासखण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. TW.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) 
के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/258 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी 
किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


226 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 26 अप्रैल 2024 [ भाग 3 (1) 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये मरही माई खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. हांफा पं. क्र. 727 दिनांक 14-06-2021 विकासखण्ड 
तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत्‌ को परिसमापन में लाती हूँ तथा 
श्रीमती पूजा बोथरा पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त अधिनियम की 
धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


बिलासपुर , दिनांक 29 फरवरी 2024 


क्रं /उपंबि/परिसमापन/2024/464.-- वस्तुतः जय माँ संतोषी महिला खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति मर्या. 
ACER पं. क्र. 733 दिनांक 30-9-2021 विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की 
धारा 69 (3) के तहत पत्र क्रमांक/उपंबि/परिसमापन/2024/251 दिनांक 14-02-2024 के माध्यम से परिसमापन में लाने हेतु कारण बताओ 
सूचना पत्र जारी किया गया था, किंतु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है. 


अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें बिलासपुर (छ. ग.), सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/ 
15-23/15-02/2015/03 दिनांक 26 अक्टूबर 2017 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है, का 
प्रयोग करते हुये जय माँ संतोषी महिला खाद्य सुरक्षा पोषण एवं उपभोक्ता सेवा सहकारी समिति wal. मल्हार पं. क्र. 733 दिनांक 30-9-2021 
विकासखण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 को धारा 69 (2) के ded को परिसमापन में 
लाती हूँ तथा श्री एच. एन. पुरेना पदनाम व. स. नि. कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाए बिलासपुर को उक्त 
अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करती हूँ. 


यह आदेश आज दिनांक 29-02-2024 को मेरे कार्यालयीन पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर से जारी किया गया. 


( मंजू महेन्द्र पाण्डेय ) 
उप पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


